सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 430 राँची , बुधवार 

3 सितम्बर, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
1 सितम्बर , 2014 


संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 8782 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की 
अधिसूचना संख्या 3939 दिनांक 8 मई , 2013 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा 
पदाधिकारी कोटि ( पी . बी . - ||, रू0 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन - रू0 4800 ) से अवर सचिव कोटि 
( पी . बी . - III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में प्रोन्नत श्री विजय कुमार दत्त , गृह विभाग , 
झारखण्ड , रांची को उनके कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि 4 अप्रैल, 2012 के प्रभाव से अवर सचिव 
कोटि में वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है । 


2. प्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार 
ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 8783 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की 
अधिसूचना संख्या 4115 दिनांक 7 मई , 2014 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा 
पदाधिकारी कोटि ( पी . बी . - II, रू0 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन - रू0 4800) से अवर सचिव कोटि 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 3 सितम्बर, 2014 
( पी . बी . - III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में प्रोन्नत श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य, स्वास्थ्य , 
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची को उनके कनीय को दी गई प्रोन्नति की 
तिथि 4 अप्रैल , 2012 के प्रभाव से अवर सचिव कोटि में वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है । 


2. प्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार 
ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 430 - 50 | 


